निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 ज्येष्ट 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 702 ) पटना, वृहस्पतिवार , 13 जून 2019 


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

12 जून 2019 
सं० पर्या० / वन (मु०) - 09 / 2019 ( खंड ) 689( ई० ) / प०व० — बिहार राज्य में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण 
नियंत्रण कार्यक्रमों के सफल निष्पादन तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के प्रवर्तन एवं विभिन्न विभागों / संस्थाओं के मध्य 
समन्वय हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है : 
__ 1 | मुख्य सचिव, बिहार 

अध्यक्ष 
| 2 विकास आयुक्त , बिहार 

उपाध्यक्ष 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, उद्योग विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, कृषि विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग 

सदस्य 
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, परिवहन विभाग 

सदस्य 
सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

सदस्य 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक 

सदस्य 
अपर सचिव, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 

सदस्य सचिव 
16 सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् 

सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 जून 2019 


राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का कर्तव्य निम्नांकित होगा : 
1 . पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु सहनयोग्य विकास के लिए निर्धारित सिद्धांतों के आधार 

पर नीति निर्धारण तथा आवश्यक सलाह एवं दिशा-निदेश देना । 
पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु जारी निदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों, 
प्रतिष्ठानों , संगठनों / संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना । 
जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा राज्य में विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के 
बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान अधिनियमों / नियमावलियों के कार्यान्वयन में उत्पन्न 
कठिनाईयों का निराकरण करना तथा आवश्यकतानुसार अन्य नियमों / नियमावलियों के तैयार करने 
हेतु मार्गदर्शन देना । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 702 -571 + 500 डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih .nic . in 


